रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


Jiitd = राज्जपतनत्र 
Che Gazette of Jndia 


Ot. sh. -S7. Wet. -37.-02023-250007 
CG-DL-E-02023-250007 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I—aqvs i 
PART I—Section 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


a. 283] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 9, 2023/कार्तिक 8, 945 
No. 283] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 9, 2023/KARTIKA 8, 945 


वाणिज्य विभाग 
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) 


(व्यापार उपचार महानिदेशालय) 


संशोधन अधिसूचना 


नई दिल्‍ली, 9 नवम्बर 2023 


विषय: कोरिया गण., जापान और सिंगापुर से उत्पन्न या निर्यात किए गए 'इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील' के आयात से 
संबंधित पाटन रोधी जांच की दिनांक 27.07.2022 की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/7/2024- 
डीजीटीआर में उत्पादक/निर्यातक tad डोंगकुक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड कोरिया के नाम में परिवर्तन | 


फा. सं. 07/0/2023-डीजीटीआर.---समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 975 
(जिसे बाद में अधिनियम कहा जाता है) और सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित की गई वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, 
मूल्यांकन और संग्रहण तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियम, 7995, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है 
(इसके बाद इसे नियम कहा जाता है) को ध्यान में रखते हुए; 


7083 GI/2023 (.) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.]] 


क. पृष्ठभूमि 


व्यापार उपचार महानिदेशालय (जिसे बाद में प्राधिकरण के रूप में संदर्भित किया गया है) ने कोरिया गण., जापान 
और सिंगापुर (इसके बाद इसे 'विषय देश' के रूप में संदर्भित) से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले 
'इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड tere’ (जिसे बाद में 'विषय वस्तुएं' या 'विचाराधीन उत्पाद' या 'पीयूसी' के रूप में संदर्भित 
किया गया है) के आयात के संबंध में एक पाटन रोधी जांच की थी और अपने अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना सं 2008 के 
माध्यम से निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। दिनांक 6/7/2024-डीजीटीआर दिनांक 
27.07.2022. उक्त सिफारिश को केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और तदनुसार दिनांक 
49.40.2022 की अधिसूचना संख्या 29/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) के तहत निश्चित पाटन रोधी शुल्क लगाया 
गया था। 


उक्त पाटन रोधी जांच में कोरिया से विषय माल के सहयोगी उत्पादकों में से एक अर्थात्‌ 'डोंगकक स्टील मिल कंपनी 
लिमिटेड' ने भाग लिया और अपने निर्यातकों की प्रश्नावली प्रतिक्रियाएं दायर कीं। प्राधिकरण ने उत्पादक/निर्यातक 
'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गण.' के लिए शून्य शुल्क की सिफारिश की है। 

मूल जांच के दौरान 'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड कोरिया गण. ' पीयूसी के निर्माण और बिक्री में लगी हुई थी 
हालांकि अंतिम निष्कर्ष जारी होने के बाद स्पिन-ऑफ से जुड़ी परिस्थितियों में बदलाव आया और अब 'डोंगकक 
स्टील मिल कंपनी लिमिटेड कोरिया गण.' ने अपने हॉट-रोल्ड स्टील और कोल्ड-रोल्ड स्टील बिजनेस सेगमेंट को 
विभाजित किया है। परिणामस्वरूप, 'डोंगकक लेपित धातु कंपनी लिमिटेड, कोरिया गण' को उक्त जांच में पीयूसी 
सहित कोल्ड-रोल्ड बिजनेस सेगमेंट को संभालने के लिए बनाया गया था और हॉट-रोल्ड व्यवसाय को अब 'डोंगकक 
स्टील मिल कंपनी लिमिटेड कोरिया गण..' द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। 

तदनुसार, 'डोंगकक लेपित धातु कंपनी लिमिटेड, कोरिया गण.' (आवेदक), एक नई निगमित इकाई ने कोरिया गण., 
जापान और सिंगापुर से उत्पन्न या निर्यात किए जाने वाले 'इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील' के आयात से संबंधित पाटन 
रोधी जांच की अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना संख्या 6/7/2024-डीजीटीआर में शुल्क तालिका में नाम बदलने के लिए 
नामित प्राधिकरण के समक्ष एक आवेदन दायर किया। 


ख. प्रक्रिया 


5. 


दिनांक 47.09.2048 के व्यापार नोटिस संख्या 2/20(8 के अनुसार 'डोंगकक लेपित धातु कंपनी लिमिटेड, कोरिया 
गण.' (इसके बाद 'आवेदक' के रूप में संदर्भित) से एक संशोधन अनुरोध प्राप्त हुआ था। आवेदक ने अंतिम निष्कर्षों में 
'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गण.' से 'डोंगकक लेपित धातु कंपनी लिमिटेड' में नाम बदलने का 
अनुरोध किया है और परिणामस्वरूप सीमा शुल्क अधिसूचना द्वारा अधिसूचित शुल्क तालिका का अनुरोध किया है। 


शुल्क तालिका में मौजूदा नाम डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड 


शुल्क तालिका में प्रस्तावित नया नाम डोंगकक कोटेड मेटल कंपनी लिमिटेड 


अनुरोध की प्रकृति और व्यापार नोटिस संख्या ।2/2048 दिनांक 47.09.2048 के संदर्भ में विचार करते हुए, 
प्राधिकरण ने उक्त अनुरोध की जांच की और आवेदन के गैर-गोपनीय संस्करण को घरेलू उद्योग और अन्य सभी 
संबंधित इच्छुक लोगों को परिचालित किया। कोरिया गण., जापान और सिंगापुर में उत्पन्न होने वाले या वहां से 
निर्यात होने वाले 'इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील' के आयात से संबंधित मूल एंटी-डंपिंग जांच में पहचाने गए पक्षों और 
उनकी टिप्पणियों की मांग की गई, ताकि अनुरोध पर उचित रूप से विचार किया जा सके और मध्य-कार्य करने की 
आवश्यकता हो। यदि आवश्यक हो तो टर्म रिव्यू (‘WHT’) का उचित मूल्यांकन किया जा सकता Sl 


[भाग L—ave ]] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


7. 


0. 


आवेदक के दावों के खिलाफ घरेलू उद्योग या किसी अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई 
प्रस्तुतीकरण / सबूत दायर नहीं किया गया ATI 


प्राधिकरण set 03.44.2023 को एक मौखिक सुनवाई आयोजित की गई थी और प्रतिभागियों द्वारा की गई 
प्रस्तुतियां नीचे दर्ज की गई हैं और प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है। 


ग. प्रस्तुतियाँ 

आवेदक द्वारा प्रस्तुतियाँ 

व्यापार नोटिस संख्या 72/208 F संदर्भ में आवेदक ने प्राधिकरण को सूचित किया कि नाम परिवर्तन इस तथ्य के 
अनुसरण में है कि 'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड, कोरिया गण.' (इसके बाद 'विभाजित इकाई' के रूप में 
संदर्भित) को एक स्पिन-ऑफ से गुजरना पड़ा है जिसके तहत 'विभाजित इकाई' द्वारा संचालित दो व्यावसायिक खंड, 
हॉट-रोल्ड बिजनेस सेगमेंट और कोल्ड-रोल्ड बिजनेस सेगमेंट हैं। जिसमें मूल जांच में 'विषय वस्तुओं' का उत्पादन 
शामिल है, को "व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने, विशेष व्यावसायिक क्षेत्रों पर व्यावसायिक क्षमताओं पर 


ध्यान केंद्रित करके स्थायी विकास के लिए विशेषज्ञता और उन्नति को आगे बढ़ाने और कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शिता 
और व्यावसायिक स्थिरता को बढ़ाने के लिए" अलग किया गया है। नाम में परिवर्तन 0.06.2023 से प्रभावी है। 


स्पिन-ऑफ के बाद, 'विभाजित इकाई' को अब तीन अलग-अलग संस्थाओं में विभाजित किया गया है, जो निम्नानुसार 


हैः 


डोंगकक स्टील मिल कंपनी 


लिमिटेड 
(विभाजित इकाई) 


डोंगकक होल्डिंग्स कंपनी डोंगकक Hes मेटल्स कंपनी 
लिमिटेड लिमिटेड (आवेदक) 


डोंगकक होलिडिंग्स कंपनी लिमिटेड (डोंगकक होलिंडंग्स) - स्पिन-ऑफ के अनुसार, 'विभाजित sare! (डोंगकक स्टील 
मिल कंपनी लिमिटेड) ने अब अपना नाम बदलकर डोंगकक होलिंडंग्स कर लिया है। यह जीवित इकाई है जो अब 
पूरी तरह से सहायक हिस्सेदारी प्रबंधन और निवेश व्यवसाय आदि पर केंद्रित है। इस "विभाजित इकाई' के पास 
कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। 

डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड (डोंगकक एसएम) - चूंकि "विभाजित इकाई' का नाम बदलकर डोंगकक 
होलिडिंग कंपनी लिमिटेड कर दिया गया है इसलिए 'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड' नाम की इकाई को हॉट- 
रोल्ड व्यवसाय (गैर-पीयूसी) के लिए जिम्मेदार स्पिन-ऑफ इकाई के लिए उपलब्ध कराया गया और अनुमोदित 
किया गया। डोंगकक एसएम के पास पीयूसी के उत्पादन के लिए कोई उत्पादन सुविधा नहीं है। 

डोंगकक लेपित धातु & लिमिटेड (डोंगकुक सीएम) - यह इकाई यहां आवेदक है जिसने अब पीयूसी से संबंधित पूरे 
व्यापार प्रभाग सहित विभाजित इकाई के कोल्ड-रोल्ड स्टील व्यवसाय को अपने कब्जे में ले लिया है। मूल जांच के 
दौरान इस विभाजन को सत्यापित किया गया था। 


. आवेदक का तर्क है कि स्पिन-ऑफ के अनुसार पीयूसी से संबंधित 'विभाजित इकाई' का पूरा व्यावसायिक खंड जिसकी 


मूल जांच में जांच की गई थी डोंगकक सीएम को स्थानांतरित कर दिया गया था। इसमें बुसान कारखाना शामिल है, 


जो पीयूसी का उत्पादन करने वाली एकमात्र सुविधा है, जैसा कि मूल जांच में सत्यापित किया गया था। आवेदक ने 
आगे तर्क दिया कि अन्य स्पिन-ऑफ इकाइयां यानी डोंगकक होलिडिंग्स और डोंगकुक एसएम पीयूसी का उत्पादन नहीं 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.!] 


2. 


3. 


5. 


6. 


7. 


9. 


20. 


करती हैं और इसके लिए कोई स्थापित क्षमता नहीं Sl इसके अलावा प्रारंभिक जांच में सत्यापित पीयूसी के निर्माण 
के लिए 'विभाजित इकाई' द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया डोंगकुक सीएम / आवेदक के लिए समान है। 


स्पिन-ऑफ के बाद नई संस्थाओं के स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है। डोंगकक होल्डिंग्स, डोंगकक एसएम डोंगकक 
सीएम का पता सुहाडोंग, फेरम टॉवर, 9, यूलजिरो 5 गिल, जुंग गु, सियोल, कोरिया है, जो स्पिन-ऑफ से पहले 
"विभाजित इकाई' के समान Sl इसके अलावा डोंगकुक सीएम / आवेदक के पास दो सहायक कंपनियां / कारखाने हैं 


जिनमें से केवल बुसान कारखाने में पीयूसी का उत्पादन करने की उत्पादन सुविधा है जिससे यह पीयूसी का एकमात्र 
उत्पादक बन जाता है। 


स्पिन-ऑफ के साथ स्वामित्व में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है क्‍योंकि नई संस्थाओं में शेयरों को निर्दिष्ट आधार तिथि 
37.05.2023 के अनुसार 'विभाजित इकाई' के शेयर-धारकों के स्वामित्व अनुपात के अनुपात में आवंटित किया गया 
al मूल जांच के समय रिपोर्ट किए गए प्रमुख शेयरधारक वही हैं और उन्हें स्पिन-ऑफ से पहले उनके स्वामित्व के 
अनुपात में स्पिन-ऑफ संस्थाओं में शेयर आवंटित किए गए हैं। 


समग्र प्रबंधन में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है क्‍योंकि 'विभाजित इकाई' के स्पिन-ऑफ ने केवल नई निगमित 
संस्थाओं के लिए नए निदेशक मंडलों का गठन किया है जिसमें इन संस्थाओं के लिए नियुक्त समान प्रबंधकीय कर्मी हैं। 
उपर्युक्त तर्कों को प्रमाणित करने के लिए, आवेदक ने व्यापार नोटिस 42/2048 के संदर्भ में निम्नलिखित आवश्यक 
दस्तावेजों के साथ विधिवत अनुपालन आवेदन दायर किया: 

क) पूर्व डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड का व्यवसाय प्रमाण पत्र (विभाजित इकाई"। 

ख) सभी नवगठित व्यावसायिक संस्थाओं के व्यवसाय प्रमाण पत्र 

ग) स्पिन-ऑफ से पहले और बाद में लागत केंद्रों की सूची। 

घ) वार्षिक रिपोर्ट 2022 की प्रति। 

ड.) सभी व्यावसायिक संस्थाओं के निदेशकों और अधिकारियों की सूची। 

च) स्पिन-ऑफ से पहले और बाद में सभी शेयरधारकों की सूची। 


घरेलू उद्योग या किसी अन्य इच्छुक पक्ष द्वारा कोई प्रतिक्रिया या कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी। 
घ. प्राधिकारी द्वारा परीक्षण और अनुशंसा 


आवेदक द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की जांच की गई है। आवेदक द्वारा दायर दस्तावेजों के अवलोकन से यह ध्यान दिया 
जाता है कि मूल जांच के पूरा होने के बाद उत्पादन सुविधा, विनिर्माण प्रक्रिया, अंतिम उपयोग, ग्राहक आधार या 
कंपनी के प्रबंधन जैसे कारकों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आवेदन सभी प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ दिनांक 
47.09.2048 के व्यापार नोटिस संख्या (2/208 के अनुसार दायर किया गया Sl इसके अलावा आवेदक ने उक्त 
व्यापार नोटिस के अनुछेद 7 में निर्धारित समयरेखा का भी अनुपालन किया है। 


प्राधिकरण ने मौखिक सुनवाई भी की है और सभी इच्छुक पक्षों को उचित अवसर प्रदान किया है। 

प्रस्तुतियों का मूल्यांकन करने के बाद प्राधिकरण ने नोट किया कि अंतिम निष्कर्षों और शुल्कों को लागू करने के तुरंत 
बाद मूल इकाई यानी डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड ("विभाजित इकाई") पूरी तरह से स्पिन-ऑफ में चली गई 
है जिससे तीन अलग-अलग संस्थाएं बन गई हैं, जिनमें से केवल एक (डोंगकक लेपित धातु कंपनी लिमिटेड / 
आवेदक) पीयूसी का निर्माण करती है। 

संक्षेप में 'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड' (विभाजित इकाई" नामक कंपनी जिस पर मूल रूप से पीयूसी के 


निर्यात के लिए 'शून्य' पाटन रोधी शुल्क लगाया गया था, यानी इलेक्ट्रोगैल्वेनाइज्ड स्टील (कोल्ड रोल्ड स्टील) अब 
पूरी तरह से सुधार में चला गया है। स्पिन-ऑफ के बाद डोंगकक एसएम अब गैर-पीयूसी यानी हॉट-रोल्ड स्टील 


[भाग lars I] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


2/. 


22. 


23. 


24. 


बिजनेस सेगमेंट से संबंधित है और पीयूसी का निर्माण अब 'डोंगकक कोटेड मेटल कंपनी लिमिटेड' (आवेदक यहां) को 
स्थानांतरित कर दिया गया है। 


चूंकि नई संस्थाओं के निर्माण और पीयूसी के निर्माण के लिए जिम्मेदार व्यावसायिक इकाई को आवेदक /डोंगकक 
लेपित धातु कंपनी को हस्तांतरित करने के अलावा कोई महत्वपूर्ण पुनर्गठन नहीं है इसलिए प्राधिकरण नोट करता है 
कि नाम परिवर्तन के लिए अनुरोध व्यापार नोटिस संख्या 2/208 में निर्धारित शर्तों के दायरे में आता है। 


इसलिए प्राधिकरण दिनांक 27.07.2022 के अंतिम निष्कर्ष संखया 6/7/2024-डीजीटीआर के अनुछेद (49 में शुल्क 
तालिका में निम्नलिखित बदलाव की सिफारिश करता है: 


क्रमांक 2 पर, कॉलम 6 में, निर्माता का नाम अर्थात 'डोंगकक स्टील मिल कंपनी लिमिटेड' है। 'डोंगकक कोटेड मेटल 


कंपनी लिमिटेड' द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना है। 


तदनुसार, प्राधिकरण अनुशंसा करता है कि अधिसूचना संख्या 29/2022-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 
49.40.2022 में भी आवश्यक संशोधन किया जा सकता है। 


इस सिफ़ारिश से उत्पन्न होने वाली अपील अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय 
न्‍्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी। 


अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 
(Department of Commerce) 
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES) 
New Delhi, the 9th Novembr, 2023 
AMENDMENT NOTIFICATION 


Subject: Change in the name of producer/exporter M/s Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. Korea in the final findings 


notification no. 6/7/202!-DGTR dated 27.07.2022 of anti-dumping investigation concerning imports of 
‘Electrogalvanized Steel’ originating in or exported from Korea RP, Japan and Singapore. 


F. No. 7/0/2023-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, !975, as amended from time to time 


(hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti- 
Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules [995, as amended from time to time 
(hereinafter referred to as "the Rules") thereof; 


A. BACKGROUND 


l. 


The Directorate General of Trade Remedies (hereinafter referred to as the ‘Authority’) had conducted an anti- 
dumping investigation concerning imports of ‘Electrogalvanized Steel’ (hereinafter referred to as the ‘subject 
goods’ or ‘Product under Consideration’ or ‘PUC’) originating in or exported from Korea RP, Japan and 
Singapore (hereinafter referred to as the ‘subject countries’) and recommended imposition of the definitive anti- 
dumping duty vide its final findings notification No.6/7/202l-DGTR dated 27.07.2022. The said 
recommendation was accepted by the Central Government and definitive anti-dumping duty was accordingly 
imposed vide Notification No.29/2022-Customs (ADD) dated 9.0.2022. 


In the said anti-dumping investigation, one of the cooperating producers of the subject goods from Korea 
namely ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.’ participated and filed their exporters’ questionnaire response. The 
Authority recommended ‘NIL’ duty for the producer/exporter ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP’. 


During the original investigation, ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP’ was engaged in the manufacturing 
and sale of the PUC. However, after the issuance of final findings there was a change in circumstances 
involving a spin-off and now the ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP’ has split its hot-rolled steel and cold- 
rolled steel business segments. Resultantly, the ‘Dongkuk Coated Metal Co. Ltd., Korea RP’ was created to 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.]] 


0. 


(D 


(II) 


॥॥॥ 


handle the cold-rolled business segment, including the PUC in the said investigation, and the hot-rolled business 
is now being managed by the ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP’. 


Accordingly, ‘Dongkuk Coated Metal Co. Ltd., Korea RP’, the newly incorporated entity filed an application 
before the designated authority for the change of name in the duty table in final findings notification no. 
6/7/202l-DGTR dated 27.07.2022 of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Electrogalvanized 
Steel’ originating in or exported from Korea RP, Japan and Singapore. 


PROCEDURE 


An amendment request was received from ‘Dongkuk Coated Metal Co. Ltd., Korea RP’ (hereinafter referred to 
as the ‘applicant’) in accordance with Trade Notice No.l2/208 dated 7.09.208. The applicant has requested a 
change of name from ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP’ to ‘Dongkuk Coated Metal Co. Ltd.’ in the final 
findings and consequently, the duty table as notified by customs notification. 


Existing Name in the Duty Table Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. 


Proposed New Name in the Duty Table Dongkuk Coated Metal Co. Ltd. 


Considering the nature of the request and in terms of Trade Notice No.!2/208 dated 7.09.208, the Authority 
examined the said request and circulated the non-confidential version of the application to the domestic industry 
and all the other concerned interested parties as identified in the original anti-dumping investigation concerning 
imports of ‘Electrogalvanized Steel’ originating in or exported from Korea RP, Japan, and Singapore and sought 
their comments, so that the request could be considered appropriately and the need to undertake a Mid-Term 
Review (‘MTR’), if warranted, could be properly evaluated. 


No submissions/evidences against the claims of the applicant were filed either by the domestic industry or any 
other interested party within the stipulated timelines. 


An oral hearing was conducted by the Authority on 03.!!.2023 and the submissions made by the participants are 
recorded below and have been duly considered by the Authority. 


SUBMISSIONS 


Submissions by the Applicant 


In terms of Trade Notice No.2/208, the applicant informed the Authority that the name change is pursuant to 
the fact that ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd., Korea RP’ (hereinafter referred to as the ‘divided entity’) has 
undergone a spin-off whereby the two business segments operated by the ‘divided entity’, being the hot-rolled 
business segment and the cold-rolled business segment, which includes the production of the ‘subject goods’ in 
the original investigation, have been separated “to strengthen business competitiveness, to pursue expertise and 
advancement for sustainable growth by concentrating the business capabilities on specialised business areas, 
and to increase the corporate governance transparency and business stability.”” The change in the name is 
effective from 0.06.2023. 


Following the spin-off, the ‘divided entity’ is now dissected into three different entities, as follows: 


Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. 


(Divided Entity) 


Dongkuk Holdings Co. 
Ltd. 


Dongkuk Steel Mill Co. 
Ltd. 


Dongkuk Coated Metals Co. 
Ltd. (applicant) 


Dongkuk Holdings Co. Ltd. (Dongkuk Holdings)- Pursuant to the spin-off, the ‘divided entity’ (Dongkuk 
Steel Mill Co. Ltd.) has now changed its name to Dongkuk Holdings. This is the surviving entity which now 
solely focuses on subsidiary stake management and investment business, etc. This ‘divided entity’ does not have 
any production facilities. 


Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. (Dongkuk SM)- Since the name of the ‘divided entity’ has changed to Dongkuk 
Holding Co. Ltd., the entity name- ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd’ was made available and approved for the spin- 
off entity responsible for the hot-rolled business (non-PUC). The Dongkuk SM does not have any production 
facilities for the production of the PUC. 


Dongkuk Coated Metals Co. Ltd. (Dongkuk CM)- This entity is the applicant herein which has now taken 
over the divided entity’ cold-rolled steel business, including the entire business division concerning the PUC. 
This division was verified during the original investigation. 


[भाग I—ars |] भारत का राजपत्र : असाधारण 7 


Il. 


2. 


3. 


4. 


5. 


6. 


7. 


8. 


9. 


20. 


2I. 


22. 


The applicant contends that pursuant to the spin-off, the entire business segment of the ‘divided entity’ 
concerning the PUC, that was investigated in the original investigation was transferred to Dongkuk CM. This 
includes the Busan factory, which is the only facility producing the PUC, as was verified in the original 
investigation. The applicant further contends that the other spin-off entities ie., Dongkuk Holdings and 
Dongkuk SM, do not produce the PUC and there are no installed capacities for the same. Further, the process 
adopted by the ‘divided entity’ for manufacturing the PUC verified in the initial investigation continues to be the 
same for Dongkuk CM/ the applicant herein. 


There are no changes in the location of the new entities following the spin-off. The address of Dongkuk 
Holdings, Dongkuk SM & Dongkuk CM continues to be Suhadong, Ferrum Tower, 79, Euljiro 5 gil, Jung gu, 
Seol, Korea, the same as the ‘divided entity’ before the spin-off. Moreover, the Dongkuk CM/the applicant 
herein has two subsidiaries/factories out of which only the Busan factory has the production facility to produce 
the PUC, thereby making it the sole producer of the PUC. 


There are also no changes to the ownership with the spin-off, as the shares in the new entities have been 
allocated in proportion to the share-holders’ ownership ration of the ‘divided entity’ as of the designated base 
date 3].05.2023. The major shareholders as reported at the time of the original investigation, remain the same 
and have been allotted shares in the spin-off entities proportional to their ownership before the spin-off. 


There is also no change in overall management as the spin-off of the ‘divided entity’ has only led to the 
constitution of new boards of directors for the newly incorporated entities with the same managerial personnel 
appointed for these entities. 


To substantiate the above-stated contentions, the applicant filed the duly complied application along with the 
following required documents in terms of Trade Notice 2/208: 


a) Business Certificate of former Dongkuk Steel Mill Co. Ltd. (the ‘divided entity’). 
b) Business Certificates of all the newly constituted business entities. 

c) List of Cost Centres before and after the spin-off. 

d) Copy of Annual Report 2022. 

e) List of Directors and Officers of all the business entities. 

f) List of all the shareholders, before and after the spin-off. 


No response or any objection was filed by the domestic industry or any other interested party. 


Examination and Recommendation by the Authority 


The submissions made by the applicant have been examined. From the perusal of the documents filed by the 
applicant, it is noted that there is no change in factors such as production facility, manufacturing process, end- 
use, customer base, or management of the company after the completion of the original investigation. The 
application has been filed as per Trade Notice No.2/208 dated 7.09.208 with all the relevant documents. 
Further, the applicant has also complied with the timeline stipulated in paragraph 7 of the said trade notice. 


The Authority has also conducted the oral hearing and provided reasonable opportunity to all the interested 
patties. 


After evaluating the submissions, the Authority notes that soon after the final findings and imposition of duties, 
the original entity i.e., Dongkuk Steel Mill Co. Ltd (‘divided entity’) has gone into a complete spin-off thereby 
creating three different entities, out of which only one (Dongkuk Coated Metal Co. Ltd./the applicant) 
manufactures the PUC. 


In a nutshell, the company named ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd’ (‘divided entity’) on which ‘NIL’ anti-dumping 
duty was originally imposed for exporting the PUC i.e., Electrogalvanized Steel (cold rolled steel) has now gone 
into a total revamp. After the spin-off, the Dongkuk SM now deals with non-PUC ie., the hot-rolled steel 
business segment and the manufacturing of the PUC has now been transferred to the ‘Dongkuk Coated Metal 
Co. Ltd.’ (the applicant herein). 


Since there is no substantial restructuring apart from creating new entities and transferring the business entity 
responsible for manufacturing PUC to the applicant herein/Dongkuk Coated Metal Co., the Authority notes that 
the request for name change is covered within the scope of conditions prescribed in Trade Notice No.2/20]8. 


The Authority therefore recommends the following change in the duty table in paragraph 49 of Final Findings 
No. 6/7/202-DGTR dated 27.07.2022: 


At Sr. No. 2, in column 6, the name of the producer viz ‘Dongkuk Steel Mill Co. Ltd.’ is to be substituted by 
‘Dongkuk Coated Metal Co. Ltd.’. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEc.]] 


23. 


24. 


Accordingly, the Authority recommends that necessary amendment may also be carried out in Notification 
No.29/2022-Customs (ADD) dated 9.0.2022. 


An appeal arising out of this recommendation shall lie before the Customs, Excise, and Service Tax Appellate 
Tribunal in accordance with the Act. 


ANANT SWARUP, Designated Authority 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. avo, 


VERMA. 


